निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 

असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


25 आषाढ़ 1941 ( श० ) 
( सं0 पटना 813 ) पटना , मंगलवार , 16 जुलाई 2019 


सं० वि0 - 27पे0कोo ( NPS )- 86 / 2015 - 665 

वित्त विभाग 


संकल्प 

___ 15 जुलाई 2019 
विषयः नयी अंशदायी पेंशन योजना ( NPS) से आच्छादित बिहार राज्य एवं केन्द्र सरकार के 

कर्मियों की पूर्व सेवा की गणना के संबंध में । 
वित्त विभागीय पत्रांक - 1347, दिनांक 23 . 11 . 2015 द्वारा NPS से आच्छादित ऐसे राज्य कर्मियों 
को जो राज्य सरकार के अंतर्गत ही एक विभाग / संवर्ग/ कार्यालय /विधिवत गठित स्वायत निकाय से 
विधिवत विरमित होकर दूसरे विभाग / संवर्ग / कार्यालय/ विधिवत गठित स्वायत निकाय में योगदान करते हैं , 
उनकी पूर्व सेवा की गणना बिहार सेवा संहिता के तहत अनुमान्य विभिन्न छुट्टियों हेतु करने का प्रावधान 
किया गया था । दूसरी ओर वैसे कर्मी जो NPS के अंतर्गत केन्द्र सरकार से राज्य सरकार की सेवा 
में योगदान करते हैं , उनके पूर्व सेवावधि हेतु राज्य सरकार में कोई भी लाभ अनुमान्य नहीं है। 

___ 2 . केन्द्र सरकार द्वारा NPS से आच्छादित कर्मियों हेतु मृत्य - सह - सेवानिवृत्ति उपदान की 
सुविधा लागू करने के पश्चात राज्य सरकार ने भी वित्त विभागीय संकल्प सं0- 622 , दिनांक 
28. 08 .2017 द्वारा NPS से आच्छादित राज्य कर्मियों हेतु मृत्यु - सह- सेवानिवृत्ति उपदान की सुविधा लागू 
कर दी है । इसकी गणना अधिकतम 33 वर्षों की सेवावधि तक की जा सकती है । ऐसी स्थिति में 
NPS से आच्छादित कर्मियों को जो पूर्व में किसी अन्य सेवा में कार्यरत थे, पूर्ण सेवावधि के आधार 
पर मृत्यु - सह - सेवानिवृति उपदान की गणना का लाभ प्रदान करने हेतु यह आवश्यक था कि केन्द्र 
सरकार अथवा बिहार सरकार के अंतर्गत की गई पूर्व सेवा की गणना की सुविधा प्रदान की जाय । 
यह मामला राज्य सरकार के विचाराधीन था । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 16 जुलाई 2019 


3 . सम्यक विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया है कि NPS से आच्छादित केन्द्र सरकार अथवा 
बिहार सरकार के कर्मियों की पूर्व सेवा की गणना का लाभ निम्नरूपेण प्रदान किया जायः 
(i) ऐसे कर्मी जो केन्द्र सरकार के अंतर्गत NPS से आच्छादित थे तथा तकनीकी 

त्यागपत्र / विधिवत विरमित होकर राज्य सरकार की सेवा में दिनांक 01 . 09 . 2005 के 
पश्चात् योगदान किये हैं , उनकी NPS की पूर्व सेवा की गणना मृत्यु - सह- सेवानिवृति 

उपदान के लाभार्थ की जा सकेगी । । 
( ii ) ऐसे NPS कर्मी जो बिहार सरकार के अंतर्गत NPS से आच्छादित थे तथा विधिवत 

विरमित होकर दूसरे विभाग / संवर्ग / कार्यालय /विधिवत गठित स्वायत निकाय में योगदान 
करते हैं , उनकी NPS की पूर्व सेवा की गणना मृत्यु - सह - सेवानिवृति उपदान तथा बिहार 
सेवा संहिता के तहत अनुमान्य अवकाशों हेतु की जा सकेगी । 
सेवा जोड़ने संबंधी उपर्युक्त प्रस्तावों में वित्त विभाग की सहमति अनिवार्य होगी। 
वित्त विभागीय परिपत्र सं0 - 1191 , दिनांक 01 . 06 . 2005 के द्वारा पूर्व की सेवा जोड़ने 
हेतु आवेदन समर्पित करने के लिए योगदान की तिथि से 10 वर्ष के भीतर की समय 
सीमा निर्धारित की गई है । यह समय सीमा NPS से संबंधित मामलो में भी लागू 
रहेगी । पुराने मामलो में जहाँ 10 वर्ष की समय सीमा समाप्त हो चुकी है, वहाँ 

आदेश निर्गत की तिथि से 2 वर्ष के भीतर आवेदन स्वीकार किया जा सकता है । 
आदेशः आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के आगामी 
असाधारण अंक में सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

राहुल सिंह , 
सचिव ( व्यय ) । 


(iii ) 


( iv ) 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 813-571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website: http://egazette. bih. nic.in 


